रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PUR 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , जून 14, 2017 / ज्येष्ठ 24 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JUNE 14 , 2017 / JYAISTHA 24 , 1939 


सं . 486 ] 
No. 486] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 14 जून , 2017 

सं . 29/2017- सीमा शुल्क ( एडीडी ) 
सा . का . नि . 588( अ). जबकि अभिहित प्राधिकारी, चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद विषयगत 
देश कहा गया है) में मूलत : उत्पादित या वहां से निर्यातित “3 प्रतिशत से कम जल अवशोषण युक्त पालिश की हुई 
अथवा बिना पालिश की तैयार ग्लेज्ड/ अनग्लेज्ड पोरसेलेन/विट्रीफाइड टाइलें ” (जिसे इसके बाद विषयगत माल कहा 
गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 6907 , 6908, 
6914 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं , भारत में आयात के मामले में भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग -I, खंड -1, तारीख 
11 मार्च, 2016 में प्रकाशित अधिसूचना फा . सं . 14/14/2014-डीजीएडी, के तहत अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में इस 
निर्णय पर पहुंचे हैं कि 
(i) विषयगत माल का निर्यात विषयगत देश से इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में निर्यात किया गया है; 
(ii)विषयगत देश से विषयगत माल के आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ; 
(iii) वास्तविक क्षति विषयगत देश से विषयगत माल के पाटित आयातों के कारण हुई है ; 

और यह सिफारिश की है कि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली तथा भारत में 
आयातित वस्तुओं के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाए, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके । 

और जबकि अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोका प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर , केंद्र सरकार ने भारत सरकार, 
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 12/ 2016, सीमाशुल्क ( एडीडी ), दिनांक 29 मार्च, 2016, 


3744 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


जिसे भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग-II , खंड 3, उप - खंड (i) में अधिसूचना सं० सा . का . नि . 359 ( अ), दिनांक 
29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था , के माध्यम से अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया था ; 


और जबकि अभिहित प्राधिकारी “ साल्यूबल साल्ट, डबल चार्ज, जीवीटी और पीजीवीटी प्रोर्सलीन / 
विट्रीफाइट टाइलें जो कि 3 % से कम जल अवशोषण युक्त हैं और जो सभी आकार की हैं ” (जिसे इसके बाद संबद्ध 
वस्तु कहा गया है), के आयात के मामले में भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग -I, खंड -1, तारीख 8 अप्रैल , 2017 
में प्रकाशित अधिसूचना फा . सं . 14/14/ 2014-डीजीएडी दिनांक 8 अप्रैल , 2017 के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में 
इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि 
(1) भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में तथा संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से पूर्ण रूप में पाटित 
आयातों की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई है ; 
( 2) संबद्ध वस्तु पाटित कीमतों पर विषयगत देशों से भारतीय बाजार में आ रहे है; 
( 3) यद्यपि संपूर्ण रूप से जांच की अवधि के दौरान मात्रा एवं कीमत के मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य 
निष्पादन में कोई गिरावट नहीं दर्शाता है । फिर भी जांच की अवधिकी पिछली दो तिमाहियों में आयातों में बहुत 
अधिक वृद्धि और कीमतों में गिरावट के कारण संबद्ध देश से पाटित आयातों की कीमत के प्रभावों और बहुत अधिक 
मात्रा को दर्शाता है । 
( 4) चीन से उन देशों में टाइलों के निर्यात पर व्यापार निवारण उपायों के लगाए जाने के साथ- साथ बढ़ते हुए 
आयातों तथा कीमतों में गिरावट , चीन में कम मांग और अत्यधिक क्षमता की प्रवृति का समग्र विश्लेषण यह दर्शाता 
है कि भारत में सघन पाटन का आसन्न खतरा है और इसके परिणामस्वरूप उपाय नहीं किए जाने पर घरेलू उद्योग 
को क्षति होगी । 
और यह सिफारिश की है कि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात किए जाने वाले तथा भारत में 
संबद्ध माल के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाए , ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके । 

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान , उसका मूल्यांकन तथा 
संग्रहण और क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 
1975 ( 1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा ( 1) तथा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र 
सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के पूर्वोका अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात एतद्वारा संबद्ध वस्तु, जिसका 
विवरण नीचे सारणी के कॉलम ( 3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के 
अध्याय शीर्षक के अंतर्गत आते हैं , जो कॉलम ( 2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं , कॉलम ( 4) में सामने दी गई 
प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट देश में मूल रूप से उत्पादित हैं और कॉलम ( 5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से 
निर्यातित हैं और कॉलम ( 6 ) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम ( 7) में 
सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं तथा कॉलम ( 8) में सामने दी गई प्रविष्टि में दी गई 
राशि के बराबर दर पर प्रतिपाटन शुल्क पर भारत में आयातित है , कॉलम ( 10 ) में सामने दी गई प्रविष्टि में 
विनिर्दिष्ट मुद्रा में तथा कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट के अनुसार 
निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है । 

सारणी 
क्र . सं . | शीर्ष वस्तु विवरण 

निर्यात का | उत्पादक 

शुल्क | इकाई 
की 
राशि 


उद्म देश 


निर्यातक 


मुद्रा 


देश 


( 1 ) 


| ( 7 ) 


| ( 2 ) 

6907 , 


। ( 3 ) 
साल्यूबल सालट, डबल | 

चीन 
चार्ज , जीवीटी और 
चाज , जाव 


चीन 


( 6 ) 

( 8 ) 

| ( 9) 
मैं . साउदर्न बिल्डिंग मै . न्यू झोंग | शून्य | वर्ग 
मैटेलियल एंड सेनिटरी ।| युयआन 

मीटर 


| ( 10 ) 
अमरीकी 
डालर 


जनवादी 


जनवादी 


6908 , 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


6914 


गणराज्य 


गणराज्य 


सेरामिक्स 
इम्पॉटर्स 


पीजीवीटी 
प्रोर्सलीन/विट्रीफाइड 
टाइलें जो कि 3 % से 
कम जल अवशोषण 
युक्त हैं और जो सभी 
आकार की हैं 


कं0 लि0 ऑफ 
क्विंगयुआन सिटी, मै0 
जिआंगसी फुलिगाओ 
सेरामिक्स कं0 लि0 
और मैं0 गुआंगडोंग 
लक्जरी माइक्रोक्रिस्टल 
स्टोन टेक्नोलाजी कं0 
लि0 
मै0 गुआंगगोंड 
हाओसेन सेरामिक्स कं0 
लि0 


एक्सपोर्ट 
कं0 लि0 
ऑफ 
गुआंगडोंग 


वही 


6907, 
6908, 
6914 


चीन 
जनवादी 
गणराज्य 


चीन 
जनवादी 
गणराज्य 


मै0 फोशान | 0 . 83 | 

वर्ग अमरीकी 
हाओसेन 

मीटर | डालर 
इम्पॉर्ट एंड 
एक्सपोर्ट 
कं0 लि0 , 
मै0 फोशान 
किहुट 
सेरामिक 
कं0 नि0 

और मै0 
कुनलेजी 


लि0 , 


3. 


6907, | वही 
6908 , 
6914 


चीन 
जनवादी 
गणराज्य 


चीन मै0 फोशान लिहुआ 
जनवादी | सेरामिक्स कं0 लि0 
| गणराज्य 


6907, | वही 
6908, 
6914 


चीन 
जनवादी 
गणराज्य 


चीन 
जनवादी 
गणराज्य 


मै0 क्विंगयुआन 
क्विंगविआओ 
सेरामिक्स कं0 लि0 
और मै0 फोशान 
क्विंगविओ 
सेरामिक्स कं0 लि0 


हांगकांग 
मै0 फोशान | शून्य | वर्ग अमरीकी 
हेनरी 

मीटर | डालर 
ट्रेडिंग कं0 
लि0 
मै0 फोशान | 0. 28 | वर्ग अमरीकी 
होंगलियो 

मीटर | डालर 
ट्रेड कं0 
लि0, चीन 
जन गण ; 
मै0 शीनवे 
कॉर्पोरेशन 


लि0 , 


6907 , | वही 
6908, 
6914 


चीन 
जनवादी 
गणराज्य 


चीन 
जनवादी 
गणराज्य 


मै० 
फोशानचानशेंगजिनी 
सेरामिक्स कं0 लि0 

और मै0 जिन जिंग 
जियान झीशेंग 
सेरामिक्स कं0 लि0 


हांगकांग 
मै0 फोशान | शून्य । वर्ग अमरीकी 
वोरसेटर 

मीटर | डालर 
ट्रेड कं0 
लि0 और 
मै0 शीनवे 
कॉर्पोरेशन 


लि0, 


6 . 


6907, | वही 


चीन 
जनवादी 
गणराज्य 


चीन 
जनवादी 
गणराज्य 


6908, 
6914 


हांगकांग 
मै0 गुआंगडींग 

मै0 फोशान | शून्य | वर्ग अमरीकी 
जेलियासी सेरामिक्स न्यूपर्ल ट्रेड 

मीटर || डालर 
कं0 लि0 और मै0 कं0 लि0 
फोशान सनशुई 
हुईवंजिया सेरामिक्स 
कं0 लि0 
नीचे दी गई सूची के अनुसार न लिए 0.79 || वर्ग अमरीकी 
गए उत्पादक/निर्यातक ** 

मीटर | डालर 


चीन 
जनवादी 
गणराज्य 


चीन 
जनवादी 
गणराज्य 


6907, | वही 
6908, 
6914 
6907, 
6908, 
6914 


| वही 


चीन 
जनवादी 
गणराज्य 


चीन 
जनवादी 
गणराज्य 


उपर्युक्त क्रम सं0 1 से 7 में उल्लिखित | 1.87 | वर्ग अमरीकी 
| को छोड़कर कोई अन्य संयोजन 

मीटर | डालर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


6907, | वही 


कोई 


1. 87 


वर्ग 


अमरीकी 


चीन 
जनवादी 
गणराज्य 


6908, 


चीन 
जनवादी 
गणराज्य 


मीटर | डालर 


6914 


को 


छोड़कर 
कोई अन्य 


देश 


कोई 


कोई 


10. | 6907, | वही चीन चीन 

1. 87 | वर्ग अमरीकी 
जनवादी जनवादी 

मीटर | डालर 
6908, 

गणराज्य गणराज्य 
6914 

को छोड़कर 
कोई अन्य 

देश 
* इस उत्पाद में माइक्रो किस्टल टाइल , फुल बाडी टाइल्स और 5 एमएम मोटाई से कम पतली 
पैनल टाइल्स शामिल नहीं है । 
** चीन जन गण से नमूने न लिए गए निर्यातकों की सूची 
क्रम संख्या उत्पादक का नाम 

निर्यातक का नाम 
2 

3 
| फोशान हेलई बिल्डिंग मैटेरियल्स कं0 लि0 और फोशान सिटी | फोशानजिनझोंगबी इकोनॉमिक एंड टेड कं0 लि0 . मै0 ग्लो 
गॉमिंगडिस्ट्रिक्ट हुई मेई एओ बिल्डिंग मैटेरियल कं0 लि0 

ओवरसीज ( एचके ) लि0 
फोशान सिटी टाओक्यांग बिल्डिंग मैटेरियल कं0 लि0 फोशान इम्पॉ0 एंड एक्सपो0 ट्रेड कं0 लि0 
मोनालिसा ग्रूप कं0 लि0 

गोंगडोंग मोनालीसा ट्रेडिंगकं0 लि0 
फोशान गोल्ड फुल हाउस बिल्डिंग मैटेरियल कं0 लि0 फोशाननानहई रोंगजिया इम0 एंड एक्स लि0 और फोशान क्ल 

इम्पॉर्ट एंड एक्सपोटर्सकं0 लि0 
गोंगडोंग योंगशेंग सेरामिक्स कं0 लि0 

फोशान इशाइन ट्रेडिंग कं0 लि0 
फोशान सनी सेरामिक्स कं0 लि0 

फोशान गोल्ड मेडल इम्पो0 एंड एक्सपो0 ट्रेडिंग कं0 लि0 
इपिंग सिटी होचांग सेरामिक कं0 लि0 

इपिंग सिटी होचांग सेरामिक कं0 लि0 
फोशान ओसियन लैंड सेरामिक्स कं0 लि0 

फोशान ओसियन लैंड सेरामिक्स कं0 लि0 
गोंगडोंग ओवरलैंड सेरामिक्स कं0 लि0 

गोंगडोंग ओवरलैंड सेरामिक्स कं0 लि0 
गोंगडोंग किटो सेरामिक्स कं0 लि0 

गोंगडोंग किटो सेरामिक्स कं0 लि0 
11 . फोशान सिंसेरे बिल्डिंग मैटेरियल्स कं0 लि0 

फोशान सिसेरे बिल्डिंग मैटेरियल्स कं0 लि0 
गोंगडोंग गांजिंग सेरामिक्स इंटरप्राइजेज कं0 लि0 

गोंगडोंग गांजिंग सेरामिक्स इंटरप्राइजेज कं0 लि0 
13. किंगुआ कुया सेरामिक्स कं0 लि0 

किंगुआ कुया सेरामिक्स कं0 लि0 
14. जिंगदेझेनकिटो सेरामिक कं0 लि0 

जिंगदेझेनकिटो सेरामिक कं0 लि0 
15. फोशान लुइस वेलेंटिनो सेरामिक्स कं0 लि0 

फोशान लुइस वेलेंटिनो सेरामिक्स कं0 लि0 
गोंगडोंग जिन– जजिंग सेरामिक्स कं0 लि0 

गोंगडोंग जिन – जजिंग सेरामिक्स कं0 लि0 
17 . गोंगडोंग टियांबी सेरामिक्स कं0 लि0 

गोंगडोंग टियांबी सेरामिक्स कं0 लि0 
फोशान एचसीसी बिल्डिंग मैटेरियल कं0 लि0 

फोशान एचसीसी बिल्डिंग मैटेरियल कं0 लि0 
झंजियांग झोंगेहोंग सेरामिक्स कं0 लि0 

फोशान बियोंड इम्पो0 एंड एक्सपो0 ट्रेडिंग कं0 लि0 
20 . हियुयआन रोमानटिक सेरामिक्स कं0 लि0 

फोशान बियोंड इम्पो0 एंड एक्सपो0 ट्रेडिंग कं0 लि0 
21 . फोशान ननहई योंगहोंग सेरामिक कं0 लि0 

फोशान जून इंटरप्राइजेज कं0 लि0 
22 . फोशान धुहुनांग बिल्डिंग मैटेरियल कं0 लि0 

फोशान धुहुनांग बिल्डिंग मैटेरियल कं0 लि0 
23 . फोशानसनशुई होंगुआन सेरामिक्स इंटरप्राइज कं0लि0 फोशानसनशुई होंगुआन सेरामिक्स इंटरप्राइज कं0 लि0 
24. फोशान गनी सेरामिक टाइल्स कं0 लि0 

किगुआं सेरामिक्स कं0 लि0 क्यू 


NoFoooo 


10 . 


12 . 


16. 


18. 


19 . 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया जाने वाला प्रतिपाटन शुल्क , अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क , जो अधिसूचना संख्या 
12/2016 दिनांक 29 मार्च, 2016 , के माध्यम से लगाया गया था , के लगाये जाने की तारीख अर्थात दिनांक 
29 मार्च, 2016 से पांच वर्ष की अवधि तक ( जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें 
संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) लागू रहेगा और इसका भुगतान 
भारतीय मुद्रा में करना होगा । 


बशर्ते कि उक्त प्रतिपाटन शुल्क , अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के व्यपगत होने की तारीख से , अर्थात् 
28 सितंबर 2016 से अंतिम प्रतिपाटन शुल्क के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पहले की तारीख तक की 
अवधि तक लागू नहीं होगा । 
स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू "विनिमय दर " वहीं 
होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52) की धारा 14 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , ( राजस्व विभाग ) द्वारा समय - समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा 
विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के 
प्रस्तुत करने की तारीख होगी । 

[ फा . सं . 354/ 24/ 2016 -टीआरयू )] 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th June, 2017 

No. 29 /2017 - Customs (ADD ) 
G .S . R . 588 ( E ). — Whereas, in the matter of Glazed /Unglazed Porcelain /Vitrified tiles in 
polished or unpolished finish with less than 3 % water absorption falling under heading 6907 , 6908 or 6914 of 
the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), originating in or exported from the China PR , 
(hereinafter referred to as the subject country ), and imported into India , the designated authority in its 
preliminary findings published in the Gazette of India, Extraordinary , Part I, Section 1, vide notification No. 
14 / 14 /2014 -DGAD dated the 11th March , 2016 , had come to the conclusion that – 

(a ) the subject goods have been exported to India from the subject country below normal value ; 

(b ) the domestic industry has suffered injury on account of import of the subject goods from the 
subject country ; 

(c ) the injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject country . 
and had recommended imposition of provisional anti -dumping duty on the goods, originating in or exported 
from the subject country and imported into India , in order to remove injury to the domestic industry ; 

And whereas on the basis of the aforesaid preliminary findings of the designated authority , the Central 
Government had imposed provisional anti -dumping duty, vide notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ), No. 12 /2016 - Customs (ADD ), dated the 29th March , 2016 , 
published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide number G . S. R . 359 
( E), dated the 29th March, 2016; 

And whereas the designated authority vide its final findings vide notification No. 14 / 14 / 2014 -DGAD , 
dated 8th April, 2017 , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part I, Section 1, dated the 8th April , 
2017 , in the matter of “ Soluble Salt Double Charge , GVT and PGVT , Porcelain /Vitrified Tiles with less than 
3 % water absorption and All sizes ” (hereinafter referred to as the said goods ) has come to the conclusion 
that 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


(a ) there has been significant increase in the volume of dumped imports from the subject country in 

absolute terms throughout the injury period and in relation to production and consumption in India; 
(b ) the said goods are entering the Indian market from the subject countries at dumped prices ; 
(c ) though the performance of the domestic industry , in terms of volume and price parameters during the 

POI as a whole does not show any deterioration last two quarters of the POI shows significant volume 
and price effects of dumped imports from the subject country due to significant increase in imports and 

decline in prices ; 
( d ) overall assessment of the trend in increasing imports and decline in prices coinciding with imposition 

of trade remedy measures on export of tiles from China to those countries, sluggish demand and 
overcapacity in China indicates that there is an imminent threat of intensified dumping in India and 
consequent injury to the domestic industry in the absence of a measure, 


and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on the said goods, originating in or exported 
from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and (5 ) of section 9A of the 
Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification , 
Assessment and Collection of Anti -dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) 
Rules, 1995 , the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated 
authority , hereby imposes definitive anti- dumping duty on the said goods, the description of which is 
specified in column (3 ) of the Table below , falling under Chapter heading of the First Schedule to the said 
Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as 
specified in the corresponding entry in column (4 ), produced by the producer as specified in the 
corresponding entry in column (6 ), when exported from the country as specified in the corresponding entry in 
column (5 ), by the exporter as specified in the corresponding entry in column (7), imported into India , an anti 
dumping duty at the rate equal to the amount as indicated in the corresponding entry in column (8 ), in the 
currency as specified in the corresponding entry in column ( 10 ) and as per unit of measurement as specified in 
the corresponding entry in column (9 ) of the said Table , namely : 


TABLE 


Sl. 
No . 


Heading 


Producer 


Exporter 


Country 

of 
origin 
( 4 ) 


Country 

of 
export 

( 5 ) 


Description of 

goods 
( 3 ) 


Unit 


Currency 


Duty 
amount 

(8 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


(9) 


( 10 ) 


1 . 


6907 , 
6908, 
6914 


Soluble Salt, 
Double Charge , 
GVT and PGVT 
Porcelain /Vitrified 

Tiles with less 

than 3 % water 
absorption and All 

sizes * 


China 
PR 


China 
PR 


NIL 


Square US 


(6 ) 1 (7) 

M / s 
Southern 

Building 
Materials & 
Sanitary Co . 

Ltd . of 
Qingyuan M /s New 
City , M /s Zhong 
Jiangxi Yuan 
Fuligao Ceramics 
Ceramics Import & 

Co . Export Co. 
Ltd . and Ltd . of 

M /s Guangdong 
Guangdong 

Luxury 
Microcrystal 

Stone 
Technology 
Co . Ltd . 

M /s M / s Foshan 
Guangdong Haosen 

Haosen Import and 


Meter 


Dollar 


6907, Soluble Salt , 

6908. Double Charge, 
| 6914 | GVT and PGVT | 


China 
PR 


| China 
/ PR 


0 .83 


Square 
Meter 


US 
Dollar 


[ HTT II - 005 3 i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Ceramics 
Co .,Ltd . 


Porcelain /Vitrified 

Tiles with less 

than 3 % water 
absorption and All 

sizes * 


Export Co., 
Ltd , M / s 
Foshan 

Kihut 
Ceramic 
Co., Ltd , & 

M /s 
Kunlagy 
Ltd , Hong 

Kong 


6907 , 
6908 , 


Soluble Salt, 
Double Charge , 
GVT and PGVT 
Porcelain /Vitrified 

Tiles with less 

than 3 % water 
absorption and All 

sizes * 


China 
PR 


M / s Foshan 

Lihua 
Ceramics 

Co . 
Ltd . 


M /s Foshan 

Henry 
Trading Co. 

Lt 


Square 
Meter 


US 
Dollar 


PR 


6914 


4 . 


6907, 
6908 , 
6914 


Soluble Salt, 
Double Charge , 
GVT and PGVT 
Porcelain /Vitrified 

Tiles with less 
than 3 % water 
absorption and All 

sizes* 


China 
PR 


China 
PR 


0 . 28 


Square 
Meter 


US 
Dollar 


M / s 
Qingyuan M /s Foshan 
Qiangbiao Hongliao 
Ceramics Trade co . 

Co., Ltd ., China 
Ltd . And PR ; M /s 
M /s Foshan Sheenway 
Qiangbio Corporation 
Ceramics Ltd ., Hong 
Co . 

Kong 
Ltd 
M /s Foshan 
Chancheng 

Jinyi M / s Foshan 
Ceramics | Worceter 
Co. Ltd . Trade Co. 
And 

Ltd . 
M / s Xin And 
Xing 

M /s 
Xian Sheenway 
Zhisheng Corporation 
Ceramics Ltd ., Hong 

Co ., Kong 
Ltd . 


5. 


6907 , 
6908, 
6914 


Soluble Salt, 
Double Charge , 
GVT and PGVT 
Porcelain /Vitrified 

Tiles with less 
than 3 % water 
absorption and All 

sizes * 


China 
PR 


China 
PR 


NIL 


Square 
Meter 


US 
Dollar 


China 


6907 , 
6908 , 
6914 


6 . 


Soluble Salt , 
Double Charge , 
GVT and PGVT 
Porcelain /Vitrified 

Tiles with less 
than 3 % water 
absorption and All 

sizes * 


M / s 
Guangdong 

Gelaisi 
Ceramics 

Co. 
Ltd , and 

M / s 
Foshan 
Sanshui 
Huiwanjia 
Ceramics 

Co. 


China 
PR 


M /s Foshan 
Newpearl 
Trade Co . 

Ltd 


Square 
Meter 


US 
Dollar 


PR 


Ltd 


6907 , 
6908, 
6914 


Soluble Salt, 
Double Charge , 
GVT and PGVT 
Porcelain /Vitrified 

Tiles with less 


China 
PR 


China 
PR 


Non sampled Producer / 
Exporter as per list given 

below * * 


0 . 79 


l quale 


US 


Meter 


Dollar 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


6907 , 
6908, 
6914 


China 


8 . 


Any combination other 
than mentioned in S .No. 1 

to 7 above 


China 
PR 


1. 87 


Square 
Meter 


US 
Dollar 


PR 


than 3 % water 
absorption and All 

sizes * 
Soluble Salt, 
Double Charge , 
GVT and PGVT 
Porcelain /Vitrified 

Tiles with less 

than 3 % water 
absorption and All 

sizes* 
Soluble Salt, 
Double Charge, 
GVT and PGVT 
Porcelain /Vitrified 

Tiles with less 

than 3 % water 
absorption and All 

sizes * 
Soluble Salt, 
Double Charge, 
GVT and PGVT 
Porcelain / Vitrified 

Tiles with less 
than 3 % water 
absorption and All 

sizes * 


6907, 
6908 , 
6914 


9 . 


China 
PR 


Any 
country 
other 
than 
China 
PR 


Any 


Any 


1.87 


Square 
Meter 


US 
Dollar 


Any 


China 


6907 , 
6908 , 
6914 


country 
other 
than 
China 
PR 


PR 


Any 


Any 


Square US 
Meter | Dollar 


1.87 


* The product does not cover Micro - crystal tiles, Full Body tiles and thin panel tiles below 5mm thickness . 

* * List of Non -sampled exporters from China PR . 
Sl. No. Name of the Producer 

Name of the Exporter 


1 . 


Foshan Helai Building Materials Co ., Foshan Xinzhongwei Economic and Trade Co., 
Ltd and Foshan City Gaoming district Ltd , M / s Globlink Overseas (HK ) Ltd . 
hui Mei AO BuildingMaterial Co ., Ltd . 
Foshan City TaoQuiang Building Foshan Fortune Imp. And Exp . Trade Co., Ltd . 
Material Co., Ltd . 
Monalisa Group Co., Ltd . 

Guangdong Monalisa Trading Co., Ltd . 
Foshan Gold Full House Building Foshan Nanhai Rongjia IM & EX Co ., Ltd , and 
Material Co ., Ltd . 

Foshan Clouds Import & Exports Co., Ltd . 
Guangdong Yongsheng Ceramics Co ., Foshan Ishine Trading Co ., Ltd . 
Ltd 
Foshan Sunny Ceramic Co ., Ltd . 

Foshan Gold Medal Import and Export Trading 

Co ., Ltd . 
Enping City Huachang Ceramic Co ., Enping City Huachang Ceramic Co ., Ltd . 


7 . 


Ltd . 


8 . Foshan Oceanland Ceramics Co ., Ltd 
9 . Guangdong Overland Ceramics Co ., Ltd 
10. Guangdong Kito Ceramics Co., Ltd 
11. Foshan Sincere Building Material 


Foshan Oceanland Ceramics Co ., Ltd 
Guangdong Overland Ceramics Co., Ltd 

Guangdong Kito Ceramics Co., Ltd 
Co., Foshan Sincere Building Material Co ., Ltd 


Ltd 


Guangdong Guanxing 

Ceramics Guangdong Guanxing Ceramics Enterprise Co ., 
Enterprise Co., Ltd 

Ltd 
13 . Qingyuan Quya Ceramics Co., Ltd 

Qingyuan Quya Ceramics Co ., Ltd 
14 . Jingdezhen Kito Ceramic Co., Ltd 

Jingdezhen Kito Ceramic Co ., Ltd 
15 . Foshan Louis Valentino Ceramic Co ., Foshan Louis Valentino Ceramic Co., Ltd 

Ltd 
16 . Guangdong Xinfengjing Ceramics Co ., Guangdong Xinfengjing Ceramics Co., Ltd 

Ltd 


[ HTT II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


20 . 


17. Guangdong Tianbi Ceramics Co ., Ltd 

Guangdong Tianbi Ceramics Co., Ltd 
18 . Foshan HCC Building Material Co ., Ltd 

Foshan HCC Building Material Co ., Ltd 
19 . Zhanjiang Zhonghong Ceramics C Foshan Beyond Import and Export Co ., Ltd 

Ltd 
Heyuan Romantic Ceramics Co ., Ltd 

Foshan Beyond Import and Export Co., Ltd 
21. Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co., Foshan Jun Enterprise Co ., Ltd 

Ltd 
Foshan Dunhunang Building Material Foshan Dunhunang Building Material Co., Ltd 

Co., Ltd 
23. | Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics | Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise 
Enterprise Co., Ltd 

Co ., Ltd 
24 . Foshan Gani Ceramic Tiles Co. Ltd . 

Qingyuan Ceramic Tiles Co. Ltd . 


2 . The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless 
revoked , amended or superseded earlier) from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty , 
that is , the 29th March ,2016, imposed vide Notification number 12 /2016 dated the 29th March , 2016 , and shall 
be paid in Indian currency : 


Provided that the said anti- dumping duty shall not be levied for the period commencing from the 
lapse of the provisional anti-dumping duty , that is, the 28th September 2016 , up to the preceding day of the 
publication of this notification, in the Official Gazette . 


Explanation . For the purposes of this notification , rate of exchange applicable for the purposes of calculation 
of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India , 
in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers 
conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the relevant date for determination of the 
rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act. 


[ F . No. 354 /24 /2016 – TRU ] 


RUCHI BISHT, Under Secy . 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date : 2017 .06 .16 19:31:11 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


